निबंधन संख्या पी0 टी0-40 


YO 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आश्विन 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 654 ) पटना मंगलवार 29 सितम्बर 2020 


सं ० ई2-1-1 / 2020-3454 

निर्वाचन विभाग 


भारत 


21.03.2014 


संकल्प 

25 सितम्बर 2020 
विषय: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर चिन्हित 

लगभग 10,000 ( दस हजार) मतदान केन्द्रों से एवं 01 - वाल्मिकीनगर लोकसभा उप निर्वाचन, राज्य के शिक्षक निर्वाचन एवं 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आम निर्वाचन मतदान , मतगणना प्रक्रिया का Live Webcasting कराये जाने के लिए 
नामांकन के आधार पर NICSI को एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में । 
निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464 /INST / 2014 - EPS दिनांक 

एवं पत्रांक 
485 / COMP / 2017 ( webcasting ) दिनांक 19.09.2017 से मतदान केन्द्रों पर स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को देखे जाने के 
लिए Live Webcasting कराये जाने का विस्तृत दिशा- निदेश जारी किया गया और प्रत्येक चुनावों के अवसर पर चिन्हित मतदान 
केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की Live Webcasting कराई जा रही है । इस वर्ष बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 एवं 
01 - वाल्मिकीनगर लोकसभा उप निर्वाचन, राज्य के शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के मतदान, मतगणना के अवसर 
पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त D.O. No. 485 / Comp /webcasting / 2019 दिनांक 07.02.2019 के माध्यम से 
दिये गये निदेश के आलोक में चिन्हित मतदान केन्द्रों से Live Webcasting कराया जाना है । भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन बिहार 
विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर COVID - 19 के अंतर्गत दिनांक 21.08.2020 को निर्वाचन संचालन का विस्तृत दिशानिदेश 
निर्गत किया गया, जिसमें मतगणना के क्रम में मतगणना अभिकर्ता को गणना सुस्पष्ट दिखे जाने हेतु निर्गत दिशानिदेश की कंडिका 15(4) 
में गणना की Display किये जाने का निर्देश है, जो Live Streaming के माध्यम से ही किया जाना है । 

Webcasting कार्य हेतु भारत सरकार की अर्द्धसरकारी एजेंसी National informatics Center Services Inc 
( NICSI ) की सेवा ली जा रही है । क्योंकि तकनीकी एवं विशेषज्ञ के रूप में NICSI केन्द्रीय एजेंसी है । इनके कार्य की गुणवत्ता 

भी अच्छी 
रही है | NICSI द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के वर्ष 2018 के निर्वाचन में Live Webcasting का काम किया गया है । इनके द्वारा राज्य के 
अन्य विभाग में भी तकनीकी कार्य किया जा रहा है । 

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 , लोक सभा उप 
निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन एवं शिक्षक निर्वाचन के अवसर पर चिन्हित मतदान केन्द्रों से मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया का Third Party 
Cloud का उपयोग करते हुए Live Webcasting / Streaming कराये जाने के लिए नामांकन के आधार पर NICSI को एजेंसी के 
रूप में कार्य करने हेतु चयनित किया जाता है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 29 सितम्बर 2020 


कार्य के प्रकार 


1 


2 


3 


4 


NICSI द्वारा चयनित एजेंसी से 10,000 (दस हजार) मतदान केन्द्रों पर Third Party Cloud का उपयोग करते हुए एक दिन 
के Webcasting हेतु ₹ 6,24,98,700- / ( छः करोड़ चौबीस लाख अन्ठानवे हजार सात सौ) मात्र का Performa Invoice उपलब्ध 
कराए जाने पर प्रति मतदान केन्द्र ₹ 6249.87 की दर ( सभी कर सहित) से व्यय किया जायेगा । उक्त के अनुसार निम्नवत् रूप से कुल व्यय 
इस प्रकार होगा: 
क्र ० 

अनुमानित राशि 

अभ्युक्ति 
विधान सभा आम निर्वाचन में लगभग 10,000 

₹ 6,24,98,700 / 
मतदान केन्द्रों पर Webcasting 
लोक सभा उप निर्वाचन में लगभग 300 

₹ 18,74,951 / 

यदि विधान सभा के साथ 
मतदान केन्द्रों पर Webcasting 

चुनाव नही होता है, तो 
विधान सभा मतगणना 243x16 स्थल 

₹ 2,42,99,495 / 
शिक्षक आम निर्वाचन में लगभग 100 

₹ 6,24,987 / 
मतदान केन्द्रों पर Webcasting 
शिक्षक मतगणना केन्द्र से Live Streaming 8x4 ₹ 1,99,996 / 
स्नातक आम निर्वाचन में लगभग 300 

₹ 18,74,951 / 
मतदान केन्द्रों पर Webcasting 
7 स्नातक मतगणना केन्द्र से Live Streaming 8x4 ₹ 1,99,996 / 
कुल 

₹ 9,15,73,076 / 
कुल राशि ₹ 9,15,73,076 / - ( नौ करोड़ पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार छिहत्तर रूपये ) मात्र की राशि का भुगतान मांग संख्या -06 
मुख्य शीर्ष-2015 निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष -106 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 
उपशीर्ष -0001 राज्य विधान सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय, विपत्र कोड 06-2015001060001 अंतर्गत आवंटित राशि 
से विकलनीय होगा, जिसपर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2020 की मद संख्या -29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी 
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये । 


5 


6 


आदेश : 


आदेश से, 
एच 0 आर 0 श्रीनिवास , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 654-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


